A 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


22 वैशाख , 1938 ( श० ) 


संख्या - 290 


राँची , शुक्रवार , 


12 मई, 2017 (ई०) 


श्रम , नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग 


आदेश 
31 मार्च, 2017 


___ संख्या :- 1/ठे० म० अ०( श्रमा०)- 06 / 2011 श्र०नि०-752-- ठेका मजदूर (विनियमन 
एवं उन्मूलन ) नियमावली, 1972 के नियम- 25 के उपनियम( 2) के खण्ड ( V ) के उप 
खण्ड (b) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रमायुकत झारखण्ड द्वारा ठेका 
श्रमिकों के सेवा शर्तोंएवं मजदूरी की दरों का निर्धारण किया गया है । पुनः विभागीय 
आदेश ज्ञापांक - 1551 दिनांक 26 अगस्त, 2015 द्वारा ठेका श्रमिकों के मजदूरी दरों 
में संशोधन किया गया है । इस कोटि के कामगारों को उक्त नियम से संबंधित 
अनुलग्नक के प्रावधान- 13(iii ) के आलोक में न्यूनतममजदूरी अधिनियम, 1948 की 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 12 मई , 2017 
धारा -3 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड सरकार , श्रम , नियोजन एवं 
प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 1 अप्रैल, 2017 की तिथि से अधिसूचित परिवर्तनशील 
महंगाई भत्ता की देय होगी । 


अतः दिनांक 1 अप्रैल , 2017 की तिथि से उपर्युक्त नियम से आच्छादित ठेका श्रमिकों 
की दरें निम्नानुसार होगी : 


श्रमिकों की कोटि 


दिनांक 26. 08. 2015 दिनांक 1.04. 2017 से 
से देय मजदूरी देय परिवर्तनशील महंगाई 
प्रतिमाह 

भत्ता 


अकुशल 
अर्द्धकुशल 
कुशल 
अतिकुशल 


6550 . 00 
6880 . 00 
9120 . 00 


620. 94 
650 . 32 
864 . 57 
990 . 66 


7170. 00 
7510 . 32 
9984.57 
11440 . 66 


10450 . 00 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


प्रवीण कुमार टोप्पो , 
श्रमायुक्त , झारखण्ड, राँची । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 290 -- 150 


